रजिस्ट्री सं० डीएल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 97 


भारत की राजपत्र 


मयमाजपत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड ३ - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II . - Section 3 - Sub- section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 433 ] 
No. 433 ] 


नई दिल्ली , सोमवार, अगस्त 4, 1997 / श्रावण 13, 1919 
NEW DELHI,MONDAY, AUGUST 4 , 1997/SRAVANA 13 , 1919 


- 


- 


जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 

( सड़क पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997 
का . आ . 543 ( अ ). - राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 7 और 8 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा 
यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग अर्थात् उदयपुर बाईपास ( फेज II ) जो 6/ 0 कि . मी . से 16/ 920 कि . मी . ( प्रताप नगर जंक्शन से वलीचा 
तक ) के बीच है, का यंत्रीकृत वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगाया और वसूला जाएगा और निर्माण , 
प्रचालन और हस्तांतरण के लिए मै. अटलान्टा कन्ट्रक्शन कम्पनी ( आई ) लि ., " अटलान्टा ", बी - 22/ ए, वी . एम . रोड, विले पार्ले , ( पश्चिम ), मुम्बई के 
साथ हुए करार की शर्तों के अनुरूप तथा मै. अटलान्टा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि . द्वारा मुहैया कारवाई सेवा के लिए उक्त मै. अटलान्टा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 
( आई ) लि . अथवा इसके प्राधिकृत कानूनी प्रतिनिधि को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 मई, 2008 तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर 
शुल्क वसूलने और शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को अपने पास रखने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ सं. आर डब्ल्यू / एन एच - 12014/613/ 91 - डब्ल्यू आर जे ] 
ए. डी . नारायण , महानिदेशक ( स. वि . ) एवं अपर सचिव 


अनुसूची 
( उदयपुर बाईपास (फेज-II) के प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क की दरें ) 

वाहनों की श्रेणी 


क्रम सं . 


प्रति वाहन दर 
( रुपये ) 


3 


( क ) 


2 . 00 


गैर - कृषि उत्पाद दोने वाले ट्रालीयुक्त ट्रैक्टर 
( कृषि उत्पाद ढोने वाले तथा इस प्रयोजनार्थ 
पंजीकृत ट्रैक्टर ट्राली द्वारा कोई कर देय नहीं है ) 
टैम्पो, कार, टैक्सी निजी कारें , जीप 


( ख ) 


6. 00 


1953 GI/ 97 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 1|-- Sec . 3 ( iii) ] 


1 


Ym - - - 


- 


15. 00 


( * ) 


20 . 00 


मोटर लारी, बसें और अन्य भारी मशीनें 
अर्थात् अर्थ- मूविंग मशीनें और मिनी बसें 

for TI OGA 4T 5 ( 419 ) 
a Job 
ट्रक जिनका पंजीकृत लदान भार 5 ( पांच ) 
टन से अधिक है । 


( 


Zets from 


30 .00 


- TV - 


m 


- - - 


- 


- - 


नोट : निम्नलिखित वाहनों को शुल्क के भुगतान के मामले में छूट दी गई है : 

रक्षा विभाग के वाहन , पुलिस वाहन, अग्नि शमन वाहन, एम्बुलैंस, अन्त्येष्टि वाहन, डाक एवं तार विभाग के वाहन और केन्द्र तथा राज्य 
सरकार तथा पंचायत समिति और स्थानीय निकायों की ड्यूटी पर लगे वाहन । 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Roads Wing) 


V 


- - - 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st July, 1997 
S. 0 . 543( E ) -- In exercise of powers conferred by sections 7 and 8A of the NationalHighways Act, 1956 , the Central 
Governmenthereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles for the use of the part of the National 
Highway i.e . Udaipur Bypass (Phase II) starting from KM 6 /0 to KM 16 /920 (Pratap Nagar Junction to Valicha ) at the rates 
specified in Schedule annexed hereto , and having regard to the Agreement entered into with M /s Altanta Construction Com 
pany (1) Limited , " Altanta " , B - 22 /A , V . M . Road, Ville Parle ( W ), Mumbai, to build , operate and transfer the Udaipur Bypass 
(Phase II) and for service provided by it , hereby authorise the said M /s Altanta Construction Company (1) Limited or its 
authorised legal representative to collect and retain fees at the rates specified in the said Schedule from the date of its publication 
to 15th May, 2008 . 

[No. RW /NH - 12014 /613 /91/WRJ] 
A . D . NARAIN , Director General (Road Development ) & Addl. Secy . 

SCHEDULE 
(Rates of Fees to be recovered from the users of Udaipur Bypass ( Phase II) 
S .No. Categories of Vehicle 

Rate per vehile 

( in Rs.) 
2 
(a ) Tractors with trolleys carrying non 

2 .00 
agricultural produce (No tax is payable 
by the tractor trolleys carrying agricultural 

produce and registered for such purposes ) 
(b ) Tempos, Cars, Taxies, Private Cars, Jeeps 

6 .00 
Motors lorries, Buses and other heavy 

15.00 
machinery e. g , earthmoving machinery and 

mini buses . 
: (a ) Trucks with registered laden weight 

20 .00 
up to 5 (five ) tonnes 
(b ) Trucks with registered laden weight 

more than 5 ( five ) tonnes 


30 .00 


Note : Following vehicles shall be exempted from paying fees : 

Vehicles of Defence Department, Police Vehicles, Fire Fighting Vehicles , Ambulances , Funeral Vans, Post and 
Telegraph Department Vehicles and Central and State Government and Panchayat Samitis and Local Bodies 
Vehicles on duty. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997 


